रजिस्ट्री सं० डी -( डी ) - 73 


REGISTERED NO . D -(D))- - 73 


VAL 


मस्या जपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० .15 ] 

मई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 1975 ( चंस 22, 1897 ) 
No. 15 ] NEW DELHI , SATURDAY , APRIL 12 , 1975 ( CHAITRA 22 , 1897 ) 

इस माग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह भलग संकलन के रूप म रखा जा सके 
( Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


%3 


भाग - 2 

PART I - SECTION 2 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों 

पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications regarding Appointments , Promotions, Leave etc. of Government Officers issued 
by the Ministries of the Goverament of India (other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court 


- 


- 


मंत्रीमण्डल सचिवालय 
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
नई दिल्ली -110001, दिनांक 24 फरवरी 1975 

सं0 11013/ 2/ 74-प्रशासन- 1 - राष्ट्रपति , श्री पी० सी० 
गुप्ता को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उसी वेतन मान 
में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति की अवधि 
को , 17 मई, 1975 से 6 नवम्बर , 1977 सक प्रथया अगले 
प्रादेश जारी होने तक , इन दोनों में जो भी पहले हो , बढ़ाते हैं । 

दिनांक 3 मार्च 1975 
सं० ए-32013 1/ 75-प्रशासन- 1 - ~- राष्ट्रपति, श्री 
एस . रामास्वामी , आई आर० एस० ( आई टी ) को 24 फरवरी , 
1975 से अगले आदेश जारी होने तक उसी घेतनमान में कार्मिक 
और प्रशासनिक सुधार विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते 


अर्थ सेवा नियम , 1961 के नियम 8 ( 1 ) ( ख ) ( 11 ) के 
अधीन 18 दिसम्बर, 1974 के पूर्वाह्न से भारतीय अर्थ सेवा के 
ग्रेड III में नियुक्त करते हैं । श्री नान उक्त तारीख से दो वर्ष की 
अवधि के लिये परिवीक्षा पर , रहेंगे । 

सं० 19/ 58/ 73-स्थापना ( ऊ ) - -- राष्ट्रपति , भारतीय 
प्रार्थिक सेवा के ग्रेड II के स्थानापन्न अधिकारी श्री बी० एन० 
श्रीवास्तव को दिनांक 4- 2 - 75 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक 
उसी सेवा के ग्रेड 1 में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करते हैं । 

बी० एल० मथुरिया , अवर सचिव 


परमानन्द, अवर सचिव 


नई दिल्ली - 110001, दिनांक 15 मार्च 1975 
सं० 3/ 1/ 75 के० से० ( 1 ) - - केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
के स्थायी ग्रेड - 1 अधिकारी श्री ए० एन० चड़ा जो उस सेवा के 
सलैक्शन ग्रेड में स्थानापन्न रूप में नियुक्त थे और खाद्य विभाग में 
उप सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे , को राष्ट्रपति सहर्ष 
28 फरवरी, 1975 के ( अपराल) से सरकारी सेवा से निवृत्त 
होने की अनुमति प्रदान करते है । 

के० बी० नायर, अवर सचिव 


नई दिल्ली - 110001, दिनांक 13 मार्च 1975 
सं० 15/ 31/73 - स्थापना ( ड.) - - राष्ट्रपति , संघ लोक 
सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री वी० एन० नानू को भारतीय 
12GI/ 74 


1505 ] 


506 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 12, 1975 (CHAITRA 22 , 1897 ) 


[ PART I - SEC . 2 


संसद-कार्य विभाग 
नई दिल्ली -1, दिनांक 11 मार्च 1975 
सं० फा० 3( 5 ) / 74-प्रशासन -~- इस विभाग की सम 
संख्यक अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी , 1975 के क्रम में सचिव 
संसदीय कार्य विभाग श्री जे० बी० गुप्ता ,विभाग में स्थायी सहायक 
की तदर्थ आधार पर और स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधि 
कारी की नियुक्ति को श्री एम० एल० माहुआ जो अवर सचिव 
के रूप में कार्य करते रहेंगे के स्थान पर 15 मार्च , 1975 तक 
बढ़ाते हैं । 

एम० एल० पाहुजा , अपर सचिव 
कृते सधिय, संसदीय कार्य विभाग 


विनांक 14 मार्च 1975 
सं० ए-35014 /26/ 74-प्रशासन - 1( क ) - - राष्ट्रपति , गृह 
मंत्रालय संवर्ग के स्थायी सहायक श्री स्वरूप कृष्ण को दिनांक 16 - 2 
75 से 18- 2 - 75 तक की और अवधि के लिए रु० 650 ( 710 ) 
30 -740 - 35- 810 -६० रो० - 35- 880- 40- 1000-द० रो0 - 40 
1200 रुपये के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (विशेष ) के संवर्ग 
बाह्य पद पर गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं । 

____ के० राममूर्ति , अवर सचिव 


विदेश मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 14 फरवरी 1975 
सं० 17/ पी एफ/ 75 - -विदेश मंत्रालय में स्थानान्तरित 
होने पर , श्री बी० अय्यास्वामी ने 12 फरवरी 1975 के पूर्वाह्न 
से इस मंत्रालय के नीति नियोजन के अध्यक्ष के निजी सचिव के 
पद पर कार्यभार सम्भाल लिया । 

एस० आर० चौधुरी, उप सचिव 


नई दिल्ली - 1, दिनांक 11 मार्च 1975 
सं० फा० 3 ( 20 ) / 73 -प्रशासन - -- इस विभाग की सम 
संख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी , 1975 के क्रम में राष्ट्र- . . . 
पति स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री एम० एल० पाहुआ की संसदीय 
कार्यविभाग में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में अवर सचिव की 
नियुक्ति को 15 मार्च , 1975 तक बढ़ाते हैं । 

के० एन० कृष्णन् , उप सचिव 


1 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली -110001, दिनांक 11 मार्च 1975 
सं० ए- 320 13/ 34/ 74-प्रशासन -( क ) -- - - राष्ट्रपति , 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी ग्रेड • 1 अधिकारी तथा गृह 
मंत्रालय के अवर सचिव , श्री एल० डी० हिन्दी को सारीख 17 मार्च, 
1975 से 13 जून , 1975 तक ( दोनों दिन सम्मिलित ) उक्त 
सेवा के प्रवरण ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

2. राष्ट्रपति , श्री एल० डी० हिन्दी को उक्त अवधि के लिए 
गृह मंत्रालय में उप सचिव के रुप में भी नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 12 मार्च 1975 
सं० ए - 32014/ 6 / 75-प्रशासन- 1 ( क ) -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग के स्थायी सहायक 
श्री जे० डी० जैन को दिनांक 24 फरवरी , 1975 के पूर्वाह्न से 
31 मार्च 1975 तक ( दोनों दिन सम्मिलित है ) उक्त सेवा के 
अनुभाग अधिकारी पदक्रम में स्थानापन्न रूप में बिल्कुल तदर्थ 
आधार पर सहर्षनियुक्त करते हैं । 

2. राष्ट्रपति , श्री जे० डी० जैन को उपर्युक्त अवधि के लिए 
गृह मंत्रालय ( मुख्य ) में अनुभाग अधिकारी के रूप में भी सहर्ष 
नियुक्त करते है । 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 
नई दिल्ली ,दिनांक 6 मार्च 1975 

आयकर संस्थापन 
सं० 19- - श्री के . राम राव , प्रायकर आयुक्त , प्राध्य 
प्रदेश- II हैदराबाद ने 15 फरवरी 1975 के अपराह्न से , अपने स्वयं 
के कार्य के अतिरिक्स , श्री एम० डी० वर्मा के स्थान पर आयकर 
पायुक्त , मान्ध प्रदेश-I, हैदराबाद का कार्यभार भी संभाल 
लिया है । श्री वर्मा छुट्टी पर गए है । 

सं० 20-- - श्री कैलाश नारायण, निरीक्षण निदेशक ( प्रकाशन 
और जन -सम्पर्क ) , नई दल्ली ने 7- 2- 1975 के अपराल से, 
अपने स्वयं के कार्य के प्रतिरिक्त , श्री पार० एल० मल्होत्रा 
के स्थान पर , जो छुट्टी पर चले गए हैं, निरीक्षण निदेशक ( प्रायकर 
पौर लेखा परीक्षा ), नई दिल्ली का कार्यभार भी संभाल लिया 


दिनाक 10 मार्च 1975 
सं० 22 -- श्री बी० एस० नारायणन् , प्रायकर प्रायुषत , 
तमिलना - I , मद्रास ने 15 - 2 - 1975 के अपराह्न से , अपने 
स्वयं के कार्य के अतिरिक्त श्री जी० एस० सम्पत्त के स्थान पर, 
भायकर आयुक्त , तमिलनाडु-III , मद्रास का कार्यभार भी 
संभाल लिया है । श्री सम्पत्त छुट्टी पर गए हैं । 

सं० 23-~- छुट्टी से लौटने पर , श्री जी० एस० सम्पत्त ने 
1- 3 -1975 के पूर्वान से , श्री वी० एस० नारायणन् , आयकर 
पायुक्त , तमिलनाडु-J, मद्रास को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते 
हुए, आयकर आयुक्त , तमिलनाडु-III , मद्रास का कार्य 
भार फिर से संभाल लिया है । 

संतोख सिंह भाटिया , अवर सचिव 


सं० ए - 380 17/ 1 / 75-प्रशासन- 1 ( क ) - --केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी 
श्री वी० राममूर्ति का , जो मंत्रालय ( मुख्य ) में कार्य कर 
रहे थे , दिनांक 14 फरवरी, 1975 को देहान्त हो गया । 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 12 , 1975 ( CHAITRA 22 , 1897) 


507 


( सरकारी उद्यम कार्यालय ) 
नई दिल्ली , दिनांक 11 मार्च 1975 
सं० ए० 12023/ 10/ 14-प्रशासन - इस मंत्रालय 
की दिनांक 23 नवम्बर, 1974 की समसंख्यक अधि 
सूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति महोदय ने प्रसन्नतापूर्वका 

श्री वी जी० केसरी, जो वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय 
में स्थानापन्न रुप से उप -निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे, 
दिनांक 1 मार्च, 1975 से 30 अप्रैल , 1975 तक की अवधि के लिए 
तदर्थ आधार पर स्थानापन्न संयुक्त निदेशक नियुक्त किया है । 

सं० ए० 220 13/ 1/ 75-प्रशासन - - राष्ट्रपति ने प्रसन्नता 
पूर्वक प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
संवर्ग में ग्रेड II के स्थायी अधिकारी श्री के० एल० शरद , कों 
1 मार्च , 1975 (पूर्वाल ) से प्रगला प्रादेश जारी होने तक वित्त 
मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में स्थानापन्न रुप से वित्त मंत्रा 
लय के केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिका सेवा संवर्ग में ग्रेड I का 
अधिकारी नियुक्त किया है । 

दिनांक 12 मार्च 1975 


सं० ए० 31015/ 1/ 74-स० उ० का प्रशासन इस मंत्रालय 
की दिनांक 9 दिसम्बर , 1974 की समसंख्यक अधिसूचना 
के अनुक्रम में राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री वी० रामाराव 
जो केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा में ग्रेड II के स्थायी 
अधिकारी है और वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय 
में स्थानापन्न वरिष्ठ अन्वेषक है , की उसी कार्यालय में दिनांक 
1 मार्च , 1975 से 30 जून , 1975 तक की और अवधि के लिए 
तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न रुप से सहायक निदेशक के पद पर 
नियुक्त किया है । 

सं० 3 2014/ 1/ 74-प्रशासन इस मंत्रालय की दिनांक 
25 फरवरी, 1975 की समसंख्यक अधिसूचना के अमक्रम में 
राष्ट्रपति महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक श्री पी० बी० रामरखियानी जो 
वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक ग्रेड 
के स्थायी अधिकारी है, को दिनांक 1 मार्च, 1975 से 31 मार्च, 
1975 तक की अवधि के लिए इस मंत्रालय के सरकारी उद्यम 
कार्यालय में अनुभाग अधिकारी नियुक्ति किया है । 

एस० जगननारायणम , उप - सचिव 


सं० ए० 12023/ 2/ 14-प्रशासन - इस मंत्रालय की 
दिनांक 22- 2- 1975 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम 
में राष्ट्रपति महोदय ने श्री पार० सम्पत , जो केन्द्रीय सचिवालय 
आशुलिपिक सेवा में ग्रेड II के स्थायी अधिकारी तथा वित्त मंत्रा 
लय के सरकारी उद्यम कार्यालय में स्थानापन्न वरिष्ठ अन्वेषक 
है , को दिनांक 1 मार्च, 1975 से 30 अप्रैल , 1975 तक की और 
अवधि के लिए वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में स्थाना 
पन्न रुप से तदर्थ प्राधार पर सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त 
किया है । 

दिमांक 13 मार्च 1975 
सं० ए० 12023/ 11/ 74-प्रशासन इस मंत्रालय की 
दिनांक 17-12-1974 की समसंख्यक , अधिसूचना के अनुक्रम में 
राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री एस० कुष्णमति , जो केन्द्रीय सचि 
वालय सेवा संवर्ग के ग्रेड I के स्थानापन्न अधिकारी तथा वित्त मंत्रालय 
के सरकारी उद्यम कार्यालय में अवर सचिव के पद पर कार्य कर 
रहे थे, को दिनांक 1 मार्च , 1975 से 30 अप्रैल , 1975 तक 
की और अवधि के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रुप से संयुक्त 
निदेशक के पद पर नियुक्त किया है । 

दिनांक 14 मार्च 1975 
सं० एफ० ( 10 ) / 69 - सं० उ० का० प्रशासन - - 
इस मंत्रालय की दिनांक 31-12-1974 की समसंख्यक 
अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक राष्ट्रीय 
नमूना सर्वेक्षण संगठन के स्थायी सहायक अधीक्षक और इस मंत्रालय 
के सरकारी उद्यम कार्यालय में स्थानापन्न वरिष्ठ अन्वेषक 
श्री पी० आर० के० मेनन को उसी कार्यालय में दिनांक 1 मार्च, 
1975 से 30 जून 1975 तक की और अवधि के लिए तदर्थ प्राधार 
पर स्थानापन्न रुप से सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया 


( व्यय विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 19 फरवरी 1975 
सं० ए- 32013/ 1/ 75- ई-I ( ए ) - - राष्ट्रपति जी ने केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के निम्नलिखित स्थायी ग्रेड I अधिकारियों को 
14- 2- 1975 से 6 महीने की अवधि के लिए उक्त सेवा के सैलेक्शन 
ग्रेड में स्थानापन्न रुप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है । 

1. श्री एन० वी० सुबहमणयन् 
2. श्री एस० एन० अग्रवाल 

2. राष्ट्रपति जी ने उपर्युक्त अधिकारियों को वित्त मंत्रालय 
व्यय ( असैनिक ) विभाग में उपर्युक्त अवधि के लिए उप- सचिव 
भी नियुक्त किया है । 

दिनांक 25 फरवरी 1975 
सं० पी० एफ० जी० ( 822 ) -ई-I ( ए ) / 75 - - राष्ट्रपति 
जी ने भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी श्री एस० नटराजन 
को 1 जनवरी , 1975 से 31 मार्च , 1975 तक की तीन महीने 
की अतिरिक्त अवधि के लिए वित्त मंत्रालय , व्यय ( असैनिक ) 
विभाग में अवर सचिव नियुक्त किया है । 

दिनांक 27 फरवरी 1975 
सं० पी० एफ० जी० ( 1128 ) ई० -I ( ए ) 175 - - 
वित्त मंत्रालय के सचिव ने रक्षा लेखा विभाग के लेखा अधिकारी 
श्री सूरज प्रकाश को 1 जनवरी, 1975 से 31 मार्च , 1975 तक 
की 3 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए व्यय ( असैनिक ) विभाग 
के कार्यान्वयन कक्ष में अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है । 

दिनांक 3 मार्च 1978 
सं० पी० एफ० जी० ( 1211 ) - FI ( ए ) / 75- - राष्ट्रपति 
ने वित्त मंत्री के प्रथम वैयक्तिक सहायक श्री पार० देसिकन को 
12 फरवरी , 1975 के दोपहर पूर्व से, अगले प्रादेश होने तक , 
वित्त मंत्री का अपर निजी सचिव नियुक्त किया है । 


508 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 12, 1979 (CHAITRA 22, 1897 ) 


[ PART I _ SEC . 2 


को 10 फरवरी , 1975 के पूर्वाह्न से 29 मार्च, 1975 के अपरान 
तक इस विभाग में स्थानापन्न रुप में अनुभाग अधिकारी नियुक्त 
करते है । 

प्रे० ब० सक्सैना, अवर सचिव 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 


___ सं० पी० एफ० जी० ( 1236 ) ई -I ( ए ) / 75 - राष्ट्रपति 
ने वित्त मंत्रालय संवर्ग के लिए निर्धारित अनुभाग अधिकारी 
( परिवीक्षाधीन ) कुमारी तारा गोविन्दन को 5 फरवरी, 
1975 के दोपहर पूर्व से अगले आदेश तक , व्यय ( असैनिक ) 
विभाग में अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है । 

सं० ए- 320 1 3/ 1 / 75- ई-I ( ए ) - राष्ट्रपति जी केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के ग्रेड I के स्थायी अधिकारी श्री प्रार० बी० 
गुप्त को 14 जनवरी , 1975 से 5 फरवरी , 1975 को एक दिन 
के व्यवधान सहित , 2 महीने की अवधि के लिए उक्त सेवा के प्रव 
रण ग्रेड में स्थापन्न रूप में नियुक्त किया है । 

2 . राष्ट्रपति जी ने श्री गुप्त को उपर्युक्त अवधि के लिए 
वित्त मंत्रालय , व्यय ( असैनिक ) विभाग में उप सचिव भी नियुक्त 
किया है । 

दिनॉक 5 मार्च 1975 
सं० पी० एफ० जी० ( 766 ) ई-I ( ए ) / 75 - - राष्ट्रपति 
जी ने भारतीय लेखा परीक्षा तथा सेवा के अधिकारी और व्यय 
( असैनिक ) विभाग में उप सचिव श्री एस० टी० बीरधवन को , 
26 फरवरी, 1975 के दोपहर पूर्व से तथा अगले आदेश होने तक वित्त 
मंत्रालय , व्यय ( असैनिक ) विभाग में निदेशक नियुक्त किया 


5 


नई दिल्ली - 1, दिनांक 11 मार्च 1975 
सं० 31013/ 2/ 74-स्था० 1--- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचि 
वालय सेवा के सहायक पद क्रम के स्थायी अधिकारी श्री बी० डी० 
खुल्लर को 20 मार्च , 1974 से कृषि विभाग के संवर्ग में केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी पदक्रम की स्थायी रिक्ति 
में मूल रुप से नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 12 मार्च 1975 
सं० 12023/ 20/ 73-स्था० -5 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश 
सरकार के कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ ( इंजी० ) श्री विजय 
प्रकाश को , जो कृषि तथा सिंचाईमंत्रालय, कृषि विभाग में विशेषज्ञ 
( बहुफसल ) के तौर पर प्रतिनियुक्ति पर थे , और जो तवर्थ 

आधार पर स्थानापन्न रुप से विशेषज्ञ (सिचाई ) के पद पर कार्य 
कर रहे थे , 1- 2- 1975 के पूर्वाह्न से प्रोगामी आदेशों तक पूर्ण 
अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर विशेषज्ञ ( जल उपयोग ) के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 

पौलच्चीरक्वल उम्मन टामस , अवर सचिव 


पार० एल० सूद , अवर सचिव 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1975 
सं० पी०- 1 ( 136 ) / 74 स्थापना - इस्पात और खान 
मंत्रालय , खान विभाग में संयुक्त सचिव श्री एस० के मुखर्जी, आई० 
ए० एस० ने , 27 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से उसी विभाग में , 
अपर सचिव पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

ब्रह्मानन्द भारद्वाज , निदेशक 


नई दिल्ली , दिनांक 13 मार्च 1975 
सं० ए० 12026/11/ 71-ई० ई०- 1 --- राष्ट्रपति , विस्तार 
निदेशालय , नई दिल्ली के स्थायी प्रेस प्रबंधक श्री जे डी० वाली 
को 21 अक्टूबर , 1974 के पूर्वाल से आगामी आदेशों तक 
उसी संगठन में अस्थायी रुप से प्राफसट उत्पादन अधिकारी के 
पद पर नियुक्त करते हैं । 

वीरेन्द्र कोहली, अवर सचिव 


. 


उद्योग और नागरिक पूर्ति मनालप 

( मारी उद्योग विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 1975 
सं० ए- 120 25/ 7 / 73 -ऐड०-- - इस विभाग की इसी संख्या 
वाली अधिसूचना दिनांक 18-12-73 और 28-1 - 74 के संदर्भ 
में राष्ट्रपति , श्री हरिभूषण , प्रमुख तकनीकी सलाहकार, इस्पात 
मंत्रालय को 15 दिसम्बर , 1974 से छ : महीनों की प्रागामी अवधि 
के लिए अथवा इस विभाग में जब तक नियमित आधार पर पद 
भरा नहीं जाता है , इसमें से जो भी पहले हो , 2500- 125-12- 2750 
रुपये प्रतिमास के वेतन क्रम में सलाहकार ( तकनीकी ) तथा पदेन 
संयुक्त सचिव बने रहने की अनुमति देते है । 

दिनांक 4 मार्च, 1975 
सं० ए - 32015 ( 1 ) 173 प्रशासन - - राष्ट्रपति केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के ग्रेड 4 के स्थायी अधिकारी श्री पी० सी० सूद 


(सिंचाई विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 11 मार्च, 1975 

___ शुद्धि -पत्र 
सं० 1/47/ 72-प्रशासन- एक -- - केन्द्रीय जल आयोग में 
सहायक निदेशक /सहायक कार्यकारी अभियंता की नियुक्तियों के 
संबंध में इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3/ 74/-एफ 1/ 47/ 72 
प्रशा० -एक दिनांक 19-12-1975 में क्रम संख्या 1 पर श्री वेद 
प्रकाश रहेजा के नाम के सामने लिखी तारीख को 27- 9- 74 
( पूर्वाह्न ) के बजाए 29- 10- 74 पढ़ा जाए । 


50g 


- 


5 


PART I - SEC. 2 ] THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 12, 1975 ( CHAITRA 22, 1897 ) 
विनांक 12 मार्च 1975 

14 फरवरी, 1975 के पूर्वाल से और अंगला प्रावेश होने तक के 
सं० 40 / 75-एफ० 7/ 7/ 69-प्रशासन -एक -- राष्ट्रपति , 

लिये प्रतिनियुक्ति के आधार पर नव सूतीकोरिन पत्तन में 
केन्द्रीय जल इंजीनियरी ( श्रेणी -एक ) सेवा के स्थायी उपनिदेशक यातायात प्रबंधक नियुक्त करते हैं । 
कार्यकारी अभियंता श्री वी० एन० नागराज को जो भारत-बंगला 

श्रीमती बी . निर्मल , अवर सचिव 
देश संयुक्त नदी आयोग में सदस्य - सचिव के रुप में प्रतिनियुक्ति 
पर हैं , केन्द्रीय जल आयोग ( भूतपूर्व केन्द्रीय जल और विद्युत 
आयोग ) ( जल स्कंध) में उसी सेवा के निदेशक / अधीक्षण अभियंता 

नई दिल्ली , दिनांक 12 मार्च 1975 
( साधारण ग्रेड ) सिविल तथा यांत्रिक के ग्रेड में 20 जनवरी, 

सं० एम टी ई0 ( 13 ) 175-एम० टी० - - मैसर्स अलकाक 
1969 से स्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं । 

ऐशडाऊन एण्ड कम्पनी लिमिटेड , भावनगर के महाप्रबंधक के तौर 
___ मुकेश चन्द , अवर सचिव 

पर अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरुप , समुद्री इंजीनियरी प्राध्यापक 
ने बम्बई के श्री चन्द्रकान्त चन्द लाल शाह , इंजीनियरी प्राध्यापक 

ने 7 फरवरी , 1975 ( अपराल) से अपने पद का कार्यभार त्याग 
संचार मंत्रालय 

दिया है । 
नई दिल्ली , दिनांक 12 मार्च 1975 

दीवान चन्द अहीर , अवर सचिव 
सं० ए 12022/ 3/ 73-प्रशासन भाग - - डाक तार बोर्ड 
के वरिष्ठ सदस्य ( वित्त ) और संचार मंत्रालय मे भारत सरकार 
के पदेन अपर सचिव , श्री ज्ञानचन्द्र कटोच ने 5 मार्च, 1975 

रेल मंत्रालय 
पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ा । 

(रेलवे बोर्ड ) 
मदन लाल कक्कड़ , अवर सचिव 

नई दिल्ली , दिनांक 28 फरवरी 1975 

सं० ई ( प्रो ) III / 75 पी० म० 6 / 316- - मध्य रेलवे 
- - - - - 

से स्थानान्तरणपर, श्री साँधु सिंह, स्थानापन्न वरिष्ठ भंडार अधिकारी 
डाक -तार बोर्ड 

को , 20 जनवरी , 1975 से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर कनिष्ठ 
नई दिल्ली -11000 1, दिनांक 7 मार्च 1975 

प्रशासनिक ग्रेड म स्थानापन्न उप भंडार नियंत्रक के रूप में नियुक्त 
सं० 16- 2/ 75-एस०टी०ए०- 1 . - - तार इंजीनियरी सेवा 

किया जाता है । 
श्रेणी II के स्थायी अधिकारी श्री जी० डी० जोशी, मण्डल इंजी 

अमृत लाल गुप्ता सचिव , रेलवे बोर्ड 
नियर फोन, बम्बई टेलीफोन , निवर्तन प्रायु प्राप्त होने पर दिनांक 
31- 1- 75 ( अपराल ) से सरकारी नौकरी से निवृत्त हो गए । 
___ सं० 16/17/ 74-एस०टी०ए -1.-~-तार इंजीनियरी 

कर्जा मंत्रालय 
सेवा श्रेणी I के प्रवर वेतनमान के स्थायी अधिकारी श्री बुद्ध राम , 
मण्डल इंजीनियर तार ( एल / डी ) जालन्धर, निवर्त्तन प्रायु 

(विद्युत विभाग ) 
होने पर दिनांक 31-1 - 75 ( अपराह्न ) से सरकारी नौकरी से 

नई दिल्ली , दिनांक 12 मार्च 1975 
निवृत्त हो गए । 

सं० 60/ 75-एफ -1/ 47/ 72-प्रशासन-एक -- राष्ट्रपति , श्री 
दिनांक 12 मार्च 1975 

ललित कुमार कानूनगो को केन्द्रीय विद्युत इंजीनयरी ( श्रेणी - क ) 
सं० 39/ 4/ 74- एस० टी० To I - - संयुक्त इजीनियरी सेवा 

सेवा के सहायक निदेशक/ सहायक कार्यकारी अभियंता ( वैद्युत और 
परीक्षा 1973 के परिणामस्वरुप डाक -तार बोर्ड ने श्री जगदीश 

यौनिक ) के ग्रेड में , केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण मे , स्थानापन्न 
चन्द्र को डाक -तार सिविल सर्कल संख्या IV , नई दिल्ली में 

क्षमता में 20/ जनवरी , 1975 के पूर्वाह्न से , नियुक्त करते हैं । 
सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II मे सहायक इंजीनियर 
( सिविल प्रशिक्षणार्थी) के बतौर दिनांक 4 - 2- 75 अपराल से 

जि० दे० मेहतानी , अवर सचिव 
सहर्षनियुक्त किया है । 
शिवचन्द्र सचदेव , सहायक महानिदेशक ( एस० जी०टी० ) 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

नई दिल्ली - 1, दिनांक 7 मार्च 1975 
( परिवहन पक्ष ) 

सं० 303( 3) / 74- बी० ( डी० ) - - राष्ट्रपति ने सहायक 
नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 1975 

केन्द्र इंजीनियर संवर्ग के निम्नलिखित चार अधिकारियो को 
सं० पी० ई० टी - 103/ 74 - - राष्ट्रपति , मद्रास पत्तन न्यास उनके नामों के प्रांगे दी गई तारीखों से अगले आदेश तक “ अगले 
के उपयातायात प्रबंधक , श्री एस० के० कन्थीमथीनाथन को निषले नियम " के अन्तर्गत प्राकाशवाणी के केन्द्र इंजीनियर संवर्ग 


510 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 12 , 1975 (CHAITRA 22 , 1897 ) 


[ PART I - SEC. 2 


में 1100 - 1600 रुपये के स्केल में प्रोफारमा स्थानापन्न पदोन्नति 
प्रदान की है : ---- 


_ 1 _ 2 
___ 4 . श्री जे० पी० वर्मा 


3 
भारतीय फिल्म और 
टेलीविजन संस्थान , 21- 12- 74 
पूना 

( अपराल ) 


क्रम सं० अधिकारी का नाम कार्यालय जिसमें प्रति - तारीख 

नियुक्ति पर है 


राम किशोर गुप्ता , अवर सचिव 


- -- - - 


- - 


1. श्री के० रामशेशु 


भारत इलेक्ट्रोनिक्स 
लिमिटेड, बंगलौर 


31- 7- 74 


मुद्रण निदेशालय 

नई दिल्ली , दिनाक , मार्च 75 
सं० एस ( 23 ) / एIII/ एII:--- राष्ट्रपति ने मुद्रण निदेशा 
शालय , नयी दिल्ली के संयुक्त मुद्रण निदेशक ( नार्मस ) श्री एस० 
सारथी की सेवावधि को लोकहित में 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति 
आयु के बाद 1-3- 75 के पूर्वाह्न से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 

2. श्री एस० सारथी , संयुक्त मुद्रण निदेशक ( नार्मस ) 
के ग्रेड के वेतन और भत्ते सामान्य दरों पर 28- 2-1976 
तक लेते रहेंगे । 

श० म० जाम्भोलकर, मुद्रण निदेशक 


2. श्री डब्ल्यू बी० बी० 
__ रामलिगम् 


तदेव 


31- 7 - 74 


3. श्री एम ० राम राव 


मतिमण्डल सचिवा 
लय नई दिल्ली । 


30- 9-74 


CABINET SECRETARIAT 
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE 

RFFORMS 
New Delhi, the 24th February 1975 
No . A - 11013 / 2 / 74 - Ad.I. -- The President is pleased to 
extend the period of appointment of Shri P , C . Gupta as 
Senjor Research Officer in the usual scale of Pay in the 
Department of Personnel and Administrative Reforms from 
the 17th May , 1975 to 6th November , 1977 or until further 
orders whichever is earlier , 

The 3rd March 1975 


DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS 

New Delhi, the 10th March 1975 
No . F. 3 ( 5 ) / 74- Admn. In continuation of this Depart 
ment Notification of even number dated 1 - 3 - 75 , the Secretary . 
Department of Parliamentary Affairs hereby continues the 
appointment of Shri S. B . Gupta , a permanent Assistant of 
the Department as Section Oficer in an officiating capa 
city and on an ad -hoc basis up to 31 - 3 -75 vice Shri M , L , 
Ahuja continued as Under Secretary 

M . L . AHUJA, Under Secy . 
for Secy., Deptt , of Parliamentary Affairs 


No. A . 32013 / 1 / 75 -Ad. I. - - The President is pleased to ap 
point Shri S . Ramaswamy , IRS (IT ) as Director in the usual 
scale of pay in the Department of Personnel & Administra 
tivo Reforms with effect from the foronoon of 24th February , 
1975, until further orders, 

PARMANAND , Under Secy . 


New Delhi, the 11th March 1975 
No. F . 3 ( 20) / 73 - Adhn . - In continuation of this Depart 
mont Notification of cven number datod 14th January , 1975 , 
the President is pleased to continue the appointment of Shri 

M . I . Ahuja, permanent Section Officer as Under Secre 
tary in Department of Parliamentary Affairs in an officiating 
capacity and on an ad -110c basis upto 15 - 3 - 1975 , 

K . N. KRISHNAN, Dy . Secy . 


New Delhi-110001, the 13th March 1975 
No. 15 / 31 / 73 - Estt . ( E ). On the recommendation of the 
Union Public Servico Commission the President is pleasod 
to appoint Shri V . N , Nanoo to Grade III of the Indian 
Economic Service with effect from tho forenoon of 18th 
December, 1974 under Rule8 ( 1 ) ( b ) ( i ) of the Indian Eco 
nomic Service Rules , 1961. Shri Nanoo will be on probation 
for a period of two years with effect from that dato , 

No, 19 / 56 / 73 - Estt( E ). - The President is plcased to appoint 
Shri B , N . Srivastava officiating Grade II officer of the Indian 
Economic Service to officiate in Grade I of that Service with 
offect from the forenoon. of 4th February , 1975 until fur 
thor orders 

B . L . MATHURIA , Under Secy . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi -110001, the 11th March, 1975 
No. A . 32013 / 34 / 74- Ad. I( A ). - - The President is pleased 
to appoint Shri L , D , Hindi, a permanent Grade I Officer of 
tho Central Secretariat Servico and Under Secretary in the 
Ministry of Home Affairs to oficiate in the Selection Grade 
of the Service with offect from the 17th March, 1975 to the 
13th June, 1975 ( both days inclusive ) . 

2 . The President is also pleased to Appoint Shri L . D . 
Hindi as Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs 
for tho aforesaid period . 

The 12th March 1975 
No . A , 32014 / 6 / 75- Ad. I( A ). - The President is pleased to 
apoint Shri J . D . Jain , a permanent Assistant of the Central 
Secretariat Service Grade of the Ministry of Home Affairs 
to officiate in the Section Oflcors Grade of the service 
on purely ad - 110c basis with effect from the forcnoon of the 
241h February , 1975 to 31st March , 1975 ( both days inclu 
sive ). 


New Delhi-110001, the 15th March 1975 
No. F , 3 / 1 / 75 - CS ( I ) . - - The Presidents is pleased to permit 
Shri A . N Chaddha a permanent Grade I Oficer of the 
Central Secretariat Service who was officiating in Selection 
Grade of the Service and was working as Deputy Secretary 
in the Department of Food to rotire from Government service 
with effect from tho after - noon of the 28th February , 1975 . 

K . B . NAIR, Under Secy , 


PART 1 _ Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 12 , 1975 (CHAITRA 22, 1897 ) 


511 


The President is also pleasçd to appoint Shri J. D , Jain 
as Section Officer in the Ministry of Home Affairs (Proper ) 
for the aforesaid periou . 


ment to officiato as Grade I officer of CSSS Finance Cadre , 
in the bureau of Public Enterprises , Ministry of Finance with 
cffect fiom the 1st March , 1975 ( FN ) until further Orders . 


No. A . 38017 / 1 / 75- Ad. I( A ) . - - Shri V . Ramamurthy, a 
permanent Section Officer of the Contral Secretariat Sei vice , 
Cadre of the Ministyy of Home Affair s and working in the 
Ministry (Proper ) expired on 1411 February , 1975 . 

The 14th March , 1975 
No. A , 35014 / 26 / 74 - Ad .I( A ) , – The Presidont is pleased to 
Appoint Shri Swarup Krishna a permanent Assistant of the 
Cadro of the Ministry of Home Affairs , to the ex - Cadro post 
of Section Officer ( Special ) in the scale of Rs. 650 ( 710 ) - 30 
74035 _ 810 _ EB - 35 -- 880 - 40 – 1000 - EB - 40 - 1200 
on ad -hoc basis in the Ministry of Home Affairs for a fur 
ther period from 16 - 2 - 75 to 18 - 2 -75 . 

K . RAMAMURTHY , Under Secy . 


IIII 


C GLE 


- 


In 


Tu Arm 


- Got 


. 


- - 


* - 1 


ou 


The 12th March 1975 
No . A . 12023 / 2 / 74 - Adm . - In continuation of this Ministry s 
Notification of even number dated 22 - 2 - 1975 . the President 
is pleased to appoint Shri R . Sampai, permanent Grade II 
officer of CSSS and officiating Senſor Isvestigator in the 
Bureau of Public Enterprises , Ministry of Finance , to officiate 
as Assistant Director in the samo office on ad - 110c basis for a 
further period with effect from 19t March , 1975 to 30th 
April 1975 . 

The 13th March 1975 
No , A , 12023 / 11 / 74 - Adm . - In continuation of this Minis 
try s Notification of even number dated 17 - 12 - 1974 , the Presi . 
dent is pleased to appoint Shri S , Krishna Moorthy oficiating 
Grade ) officer of C . S . S . and Under Secretary in the Bureau 
of Public Enterprises , Ministry of Finance to officiate as 
Joint Director on ad -hoc basis in the same office for a further 
period with effect from the 18t March , 1975 to 30th April , 
1975. 

The 14th March 1975 
No. F . 2 ( 10 ) /69 - BPE / Adm . - In continuation of this 
Ministry s notification of even number dated 31- 12 - 1974 . the 
President is pleased to appoint Shri P . R . K . Menon a perma 
nent Assistant Superintendent in the National Sample Survey 
Organisation and officiating Senior Investigator in the Bureau 
of Public Enterprises of this Ministry to officiate as Assistant 
Director on an ad hoc basis in the same office for a further 
period with effect from the 1st March , 1975 to 30th June 
1975 . 


MINISTRY OF FXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi, the 14th February 1975 
No, 17 /PF /75. - On transfer to the Ministry of External 
Affairs Shri V . Ayyaswamy assumed the charge of the post 
of Private Secretary to the Chairman , Policy Planning in 
thie Ministry on the forenoon of 12th February , 1975, 

S , R . CHAUDHURI, Dy. Secy. 


MINISTRY OF FINANCE 
DEPARTMENT OF REVENUE & INSURANCE 

New Delhi, the 6th March 1975 
INCOME TAX ESTABLISHMENT 


No . A .31015 / 1 /74 - Adm . - In continuation of this Ministry s 
Notification of even number dated 9 - 12 - 74 . the President 19 
pleased to appoint Shri V . Rama Rao , a permanent Grado II 
Officer of the CSS. and officiating Senior Investigator in the 
Burcau of Public Enterprises of tbls Ministry , to officiate as 
Assistant Director on ad -hoc basis in the same once for a 
further period with effect from the 1st March , 1975 to 30th 
June, 1975 . 

No. A . 32014 / 1 / 74 - Adm . -- In continuation of this Ministry s 
Notifcation of even number dated the 25th Febniary , 1975 , 
the President is pleased to appoint Shri P B . Ramrakhlanl, a 
permanent officer of the Assistant Grade of the C . S . S . Cadre 
of the Ministry of Finance to officiate as Section Officer in 
the Bureau of Public Enterprises of this Ministry for the 
period from the 1st March , 1975 to 31st March , 1975 . 


No. F . No. 15 / Per /MDV / Ad . VI( A ) /No . 19 . - Shri Rama 
Rao , Commissioner of Income-tax , Andhra Pradesh - JI , 
Hydrabad has taken over charge as Commissioner of Tacone 
tax , Andhra Pradesh - I, Hydrabad in addition to his own 
dutics , on the afternoon of 15th February , 1975 vice Shri 
M , D . Verma, proceeded on leave . 

No F . No. 139 / Per /RLM / Ad . VI( A ) /No . 20 . - Shii Katlash 
Narain , Director of Inspection ( Publications & Public Re 
tations ), New Delhi, has taken over charge as Director of 
Inspection ( Income- tax & Audit) , New Delhi, in addition to 
his own duties on the A . N . of 7 - 2 - 1975 . vice Shr ] R . L . 
Malhotra , proceeded on 1cave . 

The 10th March, 1975 
No F . No. 312 / Per /GIS / AD , VI ( A ) /No. 22 - Shri V . S . 
Narayapan , Commisioner of Income tax Tamil Nadu - I, 
Madras has taken over charge ag Commissioner of Incomc 
tax , Tamil Nadu -IIT, Madras in addition to his own dutics 
on the afternoon of 15 - 2 - 1975 vice Shri G . S . Sampat pro 
ceeded on Icave . 

No. 23 - On return from leuve Shri G . S . Sampat has resu 
med duty as Commissioner of Tncome-lax. Tamil Nadu - ITT , 
Madras on the forenoon of 1 - 3 - 1975 . relieving Shri V . S . 
Naravanan , Commissioner of Income-tur , Tamil Nadu - T , 
Madras, 

SANTOKH SINGH BHATIA , Under Secv . 


S . JAGANNARAYANAN , Deputy Secy . 


DEPARTMENT OF EXPENDITURE 
New Delhi, the 25th February 1975 


No . PFG (822 ) - E . I ( A ) 175. - - The President is pleased to 
appoint Shri S . Natarajan , an officer of the L. S . S . ag Under 
Secretary in the Ministry of Finance , Department of Expen 
diture ( Ci il ) for a further period of three months from the 
1st January , 1975 to the 31st March , 1975 


The 19th February 1975 


No , A . 32013 / 1 /75 -EJ. ( A ) . - - The President is pleased to 
appoint the following permanent Ofcers of Grade I of the 
Central Secretariat Service to officiate in the Selection Grade 
of the Service for a period of 6 months with effect from 
14 - 2 - 1975 . 

1 . Shri N V . Subramanian , 
2 . Shri S . N . Agarwal. 


BUREAU OF PUBLIC ENTERPRISES 

New Delhi, the 11th March 1975 
No A . 12023 / 10 / 74 - Adm . - In contingation of this Minis 
trva Notification of even number dated the 23rd November 
1974 thn President is pleased to appoint Shri V , G , Kewary . 
Officiatino Deputy Director in the Bur: au of Public Enter 
prise . Ministry of Finance to officiate as Joint Director 
on art. hoc hasis in the same office for a further period with 
cffect from the 1st March , 1975 to 30th April, 1975 . 

No . A 22013 / 1 /75 - Adm .-- The President is pleased to 
anpoint Shri K I Sharad , a permanent Grade TI Stenogra 
pher of the ( SSS Cadre of the Ministry of Industrial Deyclop 


2 . The President is also pleased to appoint the above men 
tioned officers as Deputy Secretarios in the Ministry of Finance , 
Department of Expenditure ( C ) for the period noted above . 

The 27th February 1975 
No. PFG ( 1128 ) - E . I. ( A ) 175 . - - The Secretary, Ministry of 
Finance is pleased to appoint Shri Surat Prakash , an 


512 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 12, 1975 (CHAITRA 22 , 1897 ) 


(PART 1 _ Sec . 2 


Section Officers Grade of CSS in the cadre of the Department 
of Agriculture with effect from the 20th March , 1974 


The 12th March 1975 
No . A . 12023 / 20 / 73 - E . V . - The President is pleased to an 
point Shri Vijay Prakash , Subject Matter Specialist ( Eng . ) in 
the Department of Agriculture of the Government of Uttar 
Praciesh on deputation to the Department of Agriculture , 
Ministry of Agriculture and Irrigation as Specialist (Multiple 
Cropping ) and at presont officiating on ad - uoc basis as Specia 
list ( Irrigation ) 10 tho post of Specialist (Water Use ) with 
cffect from the furenoon of 1 - 2 - 1975 on a purely temporary 
and ad -hoc basis, until furhor orders . 

P . U . THOMAS, Under Secy. 


Accounts Officer of the Defonce Accounts Department og 
Section Officer in the implementation Coll in the Dopartment 
of Expenditure ( Civil) for a further period from the 18t 
January , 1975 to the 31st March , 1975 . 

The 3rd March 1975 
No . PFG ( 1211 ) - E . I, ( A ) / 75 , - The President is pleased to 
appoint Shri R . Desikan , First Personal Assistant to the 
Financo Minister as Additional Private Secrotary to the 
Finance Minister with effect from the foronoon of the 12th 
February, 1975 until further orders . 

No. PFG ( 1236 )- E . 1 . ( A ) /75 , - The President is pleased to 
appoint Kumari Tara Govindan , a Section Officer (Proba 
tioner ) allocated to the Cadre of Ministry of Finance as 
Section Officer in the Department of Expenditure ( C ) with 
effect from the foronoon of the 5th February , 1975 until fur 
ther orders. 

No . A - 32013 / 1 /75 -EL. ( A ). - Tho Prosident is pleased to 
appoint Shri R , B Gupta , a permanent officer of the Grade I 
of C . S . S ., to officiate in Selection Grade of the Service for a 
poriod of two months with effect from the 14th January , 1975 
with îl day s break on the 5th February , 1975 , 

2 . The President is also pleasod to appoint Shri Gupta as 
Deputy Secrotary in the Ministry of Finance , Deptt , of 
Expenditure ( Civil) for the above montioned period , 

The 5th March 1975 
No. PFG ( 766 ) - E .J. ( A ) / 75 , — The President is plonsod to 
appoint Shri S . T . Vecraraghavan , an officer of 1. A . & A . S . and 
Deputy Secretary in the Department of Expenditure ( C ) 48 
Director in the Ministry of Finance , Departmept of Expendi 
ture ( C ) with effect from the forenoon of the 26th Feb ., 
1975 and until further Ordors , 

R . L . SUD , Under Secy . 


Now Delhi- 1, the 13th March 1975 
No. A . 12026 / 11 / 71- EE . J. -- The President is pleased to 
appoint Shri J. D . Bali , a permanent Press Manager in the Dte . 
of Extension , New Delhi as Offset Production Officer in the 
same organisation in a temporary capacity with effect from the 
forenoon of 21st Ocober, 1974 , until further orders . 

V . KOHLI, Under Secy. 


DEPARTMENT OF IRRIGATION 

New Delhi, the 11th March 1973 
No . 1 /47 / 72 -Admn.I.- -In this Ministry s Notification No. 
3 / 74 . F . 1 / 47 / 72 - Adm . I datod 19 - 12 - 74 regarding appoint 
ment of officers as Assistant Director / Assistant Executive Engi 
neor in tho Oentral Wa or Commission , the date shown against 
Shri Vod Parkash Raucja at Serial No. 1 may bo corrected 
to read as 29 - 10 - 74 instead of 27 - 9 -74 ( F . N ) . 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

DEPARTMENT OF MINES 

New Delhi, the Sth March 1975 
No. P - 1 ( 136 ) 174 -Estt . - Shri S . K . Mukherjee , I. A . S ., Jolut 
Socretary in tho Department of Mines, Ministry of Steel and 
Mlaes, assumed charge of the office of Additional Secretary in 
tho sabe Department with offoct from the forenoon of the 
27th February , 1975. 

B . N . BHARDWAJ, Director 


The 12th March 1975 
No . 40 / 75 . F . 7 / 7 / 69 - Adm . I. - The President is pleased to 
appoint Shri V . N . Nagaraja , & permanent Deputy Director / 
Executive Engineer of the Central Water Engineering (Class I ) 
Service on deputation as Momber - Secretary , Indo -Bangladesh 
Yoirt Rivers Commission to the grade of Director /Superintend 
ing Engineer ( Ordinory Grade ) ( Civil and Mechanical) of the 
same sorvice in the Central Water Commission erstwhile Cen 
tral Water and Power Commission (Water Wing ) ]. In a 
substantive capacity with effect from the 20th January , 1969. 

MUKESH CHAND Under Secy . 


MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES 

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY 

New Delhi, the 17th February 1975 


No. A - 12025 / 7 / 73 - Admn. - - Reforence this Department s 
notification of oven Nos. dated the 18 - 12 -73 and 28 - 1 - 74. The 
President is pleased to allow Shri Hari Bhushan , Chief Techni 
cal Adviser, Ministry of Steel , to continue as Advisor ( Techni 
cal ) and ex - officio Jołnt Secretary in the scale of Rs. 2500 - 125 / 
2 - 2750 / - p .m , for a further period of six months with effect 
from 13th December , 1974 or till the post is filled on a regular 
hasis in this Department whichever is earlier, 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

New Delhi, the 12th March 1975 
No . A . 12022 / 3 / 73 - Admn .Pt. Shri G . C . Katoch , Sentor 
Member ( Finance ) , P & T Board and ex - officio Additional So 
cretary to the Government of India in the Ministry of Commu 
nications , relinquished charge of his office with effect from 
the foreroon of Sth Morch 1975 . 

M . L. KAKAR Under Secy . 


POSTS AND TELEGRAPHS BOARD 


The 4th March 1975 


No. A - 32015 ( 1 ) / 73 - Admn. - - The President le pleased to 
appoint Shri PC. Sood , an officer permanont in grade IV of 
the C . S . S , to officiate as Section Officer in this Department 
from the forc - noon of 10th February , 1975 to the afternoon 
of 29th March , 1975 , 

P , B . SAXENA , Under Secy . 


New Delhi- 110001, the 7th March 1975 
No . 16 / 2 / 75 - STA , I. - Shri G . D . Joshi, Divisional Engineer 
Phones, Bombay Telephones , a permanent officer of TES Class 
II retired from Government Sorvice , on superannuation , with 
effect from 31 - 1 -75 ( A / N ) . 


No. 16 / 17 / 74 - STA - T - Shri Budh Ram , D . E . T . ( L / D ) 
Jullundur, a permanent Officor of Senior scale of TES Clase - T 
rotired from Government service , on superannuation with effect 
froni 31 - 1 - 75 ( A / N ) . 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

New Delhi, the 11th March 1975 
No. 31013 / 2 / 74 -Estt . I. - - The President is pleased to appoint 
Shri B . D . Khullar permanent officer of the Assistants Grado 
of the C9Ssubstantively to the Permanent vacancy in the 


The 12th March 1975 


No. 39 / 4 / 74 - STA , I. - On tho fogults of the Combined Engi 
neering Service Examination , 1973 , the Postg and Telegraphs 
Board is pleased to appoint Shri Jagdish Chandra 88 Assistant 


PART I- Sec . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 12 , 1975 (CHAITRA 22, 1897 ) 


513 


ww 


NA 


- 


- 


L 


AVA 


Engineer ( Civil - trainee ) in G . C . S . Class II in the P & T Civil 
Oncle No. IV , New Delhi with effect from 4 - 2 - 75 A / N . 

S. C . SACHDEVA , Asstt. Director Genel. (SGT) 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

TRANSPORT WING 

New Delhi, the 11th March 1975 
NO , PET- 103 / 74 . - The President is pleased to appoint Shri 
S . K . Kanthimathinathan , Deputy Traffic Manager , Madras 
Port Trust, as Traffic Manager in the Port of New Tuticorin 
on deputation basis with effect from the fo . enoon of 14th 
February , 1975 and until further orders . 

SMT. B . NIRMAL , Under Secy . 


MINISTRY OF RAILWAYS 

RAILWAY BOARD 

New Delhi, the 28th February 1975 
No. E ( 0 ) III - 75PM16 / 316 . - On transfer from Central Rail 
way Shri Sadhu Singh , officiating Senior Stores Officer , s ap 
pointed to officiate as Deputy Controller of Stores ii the 
Junior Administra ive Grade on Northeast Frontier Ra lway 
with effect from 20th January, 1975 . 

A . L. GUPTA, Secy . Railway 1Board 


New Delhi- 110001, the 12th March 1975 
NO. MTE ( 13 ) / 75 -MT - Consequent upon his appointment 
as General Manager of Messrs . Alock Ashdown and Company 
Limited , Bhavnagar, Shri Chandrakant Chandulal Shah Lec 
turer in Engineering in the Directorate of Marine Engineering 
Training, Bombay, relinquished charge of the post with effect 
from the 7th February , 1975 ( afternoon ). 

D . C . AHIR , Under Secy . 


MINISTRY OF ENERGY 
DEPARTMENT OF POWER 

New Delhi, the 12th March 1975 
No. 60 / 75F . 1 / 47 /72 - Adm . I. - The President is pleased 
to appoint Shri Lalit Kumar Kanungo to the grade of Assis 
tant Director / Assistant Executive Engineer ( Electrical and 
Mechanical) of the Central Power Engineering ( Class I) 
Service ir , the Central Electricity Authority , in an officiating 
capacity , with effect from the forenoon of the 20th Japuary , 
1975 , until further orders. 

J . D . MEHTANI, Under Secy. 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 


New Delhi, the 7th March 1975 
No. 303(3)/74-B (D ) — The President is pleased to grant under the Next Below Rule proforma cfficiating p omotion to the Cadre of 
Station Engineer in All India Radio in the scale of Rs. 1100 - 1600 to the following four oficers of the Cadr of Assistant Station 
Engineer with effect from the dates indicated against each , until further orders: 


S . No. 


Name 


Date 


31- 7 - 74 


1 . Shri K . Ramasheshu . . 
2. Shri W . V . B . Ramalingam 


. . 
. . 


. . 
. . 


On Deputation with 
.. Bharat Electronics Ltd ., Bangalore 
. . 
.. Cabinet Secretariat, New Delhi 
. . Film & Television Institute of India , Poona 


Do. 


. . 
. . 
. . 
. . 


31-7 -74 


3 . Shri M . Rama Rao 


30 - 9 - 7 . 


. . 
.. 


. . 
.. 


4 . Shri J. P . Varma 


. . 


21 - 12 - 74 

A . N . 


VW 


R . K . GUPTA , 

Under Secy . 


2 . Shri S . Sarthy will continue to draw the pay and allow 
ances attached to the grade of Joint Director of Printing 
(Norms ) at the usual rates till 28 -2 - 1976 . 


DIRECTORATE OF PRINTING 

New Delhi, the March 1975 
No . S ( 23 ) / AIII / AII .-- - The President is pleased to grant 
extension of service in public interest for one year to Shri 
S . Sarthy, Joint Director Printing (Norms ), Directorate of 
Prirting, New Delhi, beyond the age of superannuation viz ., 
58 years, with effect from 1 - 3 - 1975 forenoon . 


S . M . JAMBHOLKAR , Director of Printing . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELIII, 1975 


